निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 521 ) 


21 


पटना . आश्यिन 1931 NO) - 


20 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 12 अक्तूबर 2009 


सं0 I / ई - 315 / 2006 - 2450 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन) 


संकल्प 

23 सितम्बर 2009 
श्रीमती नीलिमा लाल , अवर निबंधक , बड़हरिया (सिवान ) के द्वारा अवर निबंधक , लालगंज ( वैशाली) के 
कर्तव्यकाल में निबंधित दस्तावेज सं0 - 507 / 2006, दस्तावेज सं0 - 5819 से 5828 वर्ष 2005 एवं दस्तावेज 
सं0 - 6038 से 6042 वर्ष 2005 के अनियमित निबंधन से हुई राजस्व क्षति विषयक परिवाद – पत्र की जॉच निबंधन 
कार्यालयों के निरीक्षक तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर से करायी गयी । परिवाद पत्र, जॉच प्रतिवेदन, आरोपित 
पदाधिकारी का स्पष्टीकरण तथा संचिका में उपलब्ध अन्य तथ्यों / अभिलेखों के पूर्ण समीक्षोपरान्त निष्कर्षतः शहरी 
क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज स0 - 507 / 2006, 6038 / 2005 , 6039 / 2005, 6040 / 2005, 6041 / 2005 एवं 
6042 / 2005 के निबंधन में विभागीय पत्रांक - 3788 , दिनांक 21 दिसम्बर 2000 के निर्देर्शों के उल्लंघन के कारण हुई 


रू0 72,040 / -( बहत्तर हजार चालीस रूपये) की राजस्व क्षति के लिए श्रीमती नीलिमा लाल को दोषी पाए जाने के 
फलस्वरूप इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 14 के अंतर्गत 
निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है : 

1. कुल राजस्व क्षति रू0 72, 040 का 50 % अर्थात रू0 36 , 020 ( छत्तीस हजार बीस रूपये) श्रीमती 
नीलिमा लाल, अवर निबंधक, बड़हरिया (सिवान ) के वेतन से वसूली । 

साथ ही श्रीमती नीलिमा लाल को उक्त राजस्व क्षति के मदेनजर भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी दी 


जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अक्तूबर 2009 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 
इसकी प्रति श्रीमती नीलिमा लाल , अवर निबंधक, बड़हरिया (सिवान ) एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 521-571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


